रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04/0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DLON)-04/ 0009/ 2003-05 


. 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


-- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 10 ] 
No. 10 


दिल्ली , जून 05 , 2015 - जून 11, 2015 , बृहस्पतिवार / ज्येष्ठ 15 - ज्येष्ठ 21 , 1937 
DELHI, JUNE 5 , 2015 JUNE ii, 2015 , THURSDAYI JYAISTHA 15 -JYAISTHA 21, 1957 


[ रा रा रा क्षे.सं.37 
IN.C.I.D. No.37 


PART - IV 
न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश , उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicialand Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications 
and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय प्रधान सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 24 अप्रैल , 2015 
सं. सीई / आईएंडएफ / एफसीबी/ 2015-16 /7146-74. - प्रशासन की अधिसूचना संख्या फा . 6/ III / सी . ई./ आई एंड एफ /2009/10357-88 
दिनांक 26 जून , 2009 को रद्द करते हुए , माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली , बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन/ स्थापना निम्नलिखित रूप से लागू करते 


हैं 


-अध्यक्ष 


1 . 


-सदस्य 


-सदस्य 


3 . 


-सदस्य 


-सदस्य 


1 . माननीय मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग 
क जन प्रतिनिधि 

मिस. राखी बिरला, विधायक , मंगोलपुरी 
2 . श्री एन . डी . शर्मा, विधायक , बदरपुर 

श्री मोहम्मद इसराक खान, विधायक , सीलमपुर 
4. 

श्री अजय दत्त , विधायक , अम्बेडकर नगर 
श्री महेन्द्र यादव , विधायक , विकासपुरी 

अधिकारीगण 
6 . मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
7 . प्रधान सचिव , योजना/ वित्तीय 

प्रधान सचिव , शहरी विकास 
9 . उपाध्यक्ष , दिल्ली विकास प्राधिकरण 
2564 DG/ 2015 


5 . 


-सदस्य 


-सदस्य 


-सदस्य 


8 . 


-सदस्य 


-सदस्य 


(37) 


38 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JUNE 11, 2015/JYAISTHA 21, 1937 


[ PART IV ] 


10. 


-सदस्य 


11 . 


-सदस्य 


12. 


-सदस्य 


13. 


-सदस्य 


14. 


-सदस्य 


15. 


16. 


-सदस्य 


17. 


आयुक्त , नगर निगम , पूर्वी दिल्ली 
आयुक्त , नगर निगम , उत्तरी दिल्ली 
आयुक्त , नगर निगम , दक्षिणी दिल्ली 
प्रधान सचिव , लोक निर्माण विभाग 
डिविजनल कमिश्नर, दिल्ली 
प्रमुख अभियन्ता , नगर निगम , पूर्वी 
प्रमुख अभियन्ता , नगर निगम , उत्तरी 
प्रमुख अभियन्ता , नगर निगम , दक्षिणी 
प्रमुख अभियन्ता , दिल्ली जल बोर्ड 
अयिभन्ता सदस्य , दिल्ली विकास प्राधिकरण 
सदस्य ( आर. एम ) , केन्द्रीय जल आयोग 
प्रमुख अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग दिल्ली 
मुख्य अभियन्ता , I & II जोन सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण विभाग, दिल्ली 
सलाहकार , (सिंचाई एवं कंमाड क्षेत्र विकास ), नीति आयोग 
सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण विभाग, दिल्ली 


-सदस्य 


18 . 


-सदस्य 


19 . 


-सदस्य 
-सदस्य 


20 . 


21 . 


-सदस्य 
-सदस्य 


22. 


23 . 


-सदस्य 
-सदस्य सचिव 


24. 


बाढ़ नियत्रंण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे : 
1 . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली में बाढ़ समस्याओं का निर्धारण करना और बाढ़ व राहत सुरक्षा कार्य से संबंधित नीति के संबंध में कार्य 


करना । 


2 . 


3 . 


4 . 


5. 


अनुमोदन कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था करवाना । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली में बाढ़ चेतावनी प्रणाली को लागू करना और उसकी व्यवस्था करना । 
बाड़ नियत्रंण और प्राथमिकता निश्चित करने के लिए आवश्यक राहत उपयोग के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से अधिक वाली 
योजनाओं का आकलन और अनुमोदित करना । 
बाढ़ नियत्रंण कार्यों के कुशल निष्पादन की व्यवस्था करना । 
बाढ़ आपात स्थिति का सामना करने के उपाय करना । 
प्राधिकृत अनुसूची के आधार पर अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करना । 
दिल्ली बाढ़ नियत्रंण बोर्ड के अध्यक्ष केन्द्रीय बाढ़ नियत्रंण बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य मनोनीत करेंगे । 

रिंकु धुग्गा, सचिव (सिंचाई एवं बाढ़ ) 
OFFICE OF THE PRINCIPAL SECRETARY , IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT 


6 . 


7 . 


NOTIFICATION 


Delhi, the 24th April, 2015 
No.CE/I & F/ FCB/2015-16/ 7146-74. - Insupersession of Notification No.E.6 / III/CE/I & F/ 2009/10357-88 dated 26th 
June, 2009, Hon ble Lt. Governor of National Territory of Delhi is pleased to re-constitute the Flood Control Board for Govt. 
of National Capital Territory of Delhi as under from the date of issue of the notification . 


1 . 


Chairman 


Minister ( I& FC Deptt . ) 

Public Representative 
1.Ms. Rakhi Birla ,MLA (Mangolpuri ) 
2. Sh. N.D. Sharma, MLA ( Badarpur ) 
3. Sh . Mohd . Ishraq Khan , MLA (Seelampur) 
4. Sh . Ajay Dutt , MLA (Ambedkar Nagar ) 
5. Sh . Mahendra Yadav, MLA (Vikaspuri ) 


-Member 
-Member 
-Member 
-Member 
-Member 


-Member 
-Member 


OFFICIALS 
6. Chief Secretary, Government ofN.C. T. of Delhi 
7. Pr. Secretary (Finance/ Planning ) , GNCTD 
8 . Pr. Secretary, Urban Development — Member 
9. Vice Chairman, DDA 
10. Commissioner MCD , East Delhi 


-Member 
—Member 


39 


PART IV] 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JUNE 11, 2015/JYAISTHA 21, 1937 


11. Commissioner MCD , North Delhi 
12. Commissioner MCD, South Delhi 
13 Pr. Secretary PWD , Govt. of NCT of Delhi 
14. Divisional Commissioner, GNCTD 
15. Advisor (I & CAD ), Niti Ayog ,Govt. of India 
16. Engineer -in- Chief , MCD - East, Delhi 
17. Engineer- in - Chief,MCD -North , Delhi 
18. Engineer - in - Chief,MCD - South , Delhi 
19. Member (Drainage ) , Delhi Jal Board 
20. Engineer -Member, DDA 
21. Member ( RM), Central Water Commission 
22. Engineer -in-Chief, PWD 
23. Chief Engineer Zone - I & II (I & FC ) 

24. Secretary, ( I& FC ), GNCTD . 
( a ) The terms of reference and functions of the Board will be : 


-Member 
--Member 
--- Member 
-Member 
-Member 
-Member 
--Member 
-Member 
-Member 
-Member 
-Member 
-Member 
-Member 
-Member Secretary 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


To assess the flood problems in NCT of Delhi and to dealwith question of policy in connection 
with floods, flood relief andmeasures for flood control and protection . 
To arrange for collection of the requisite data in connection with an approved programme. 
To evolve and organize a flood warning system in NCT ofDelhi. 
To plan and approve all schemes costingmore than Rs. 10.00 crore connected with measures of 
controlling floods, remedialmeasures and to determine priorities . 
To arrange for the efficientmaintenance of flood control works. 
To devise measures to cope with flood emergency situation . 

To arrange for implementation of the approved schemes according to an authorized schedule . 
The Flood Control Board will meet as and when necessary but not less than once in six months. 
The Chairman will represent the Delhi Flood Control Board in the Central Board or nominate one of 
the members to represent the Flood Control Board of NCT of Delhi. 

RINKU DHUGGA , Secy. (I& F ) 


6 . 


7 . 
( b ) 
( c ) 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 4 जून , 2015 
सं . फा ./ 18 / 73 / 2015 / गृह सामान्य / 2440-49. — गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
यू. - 11011 / 2/ 74- यू.टी. एल. (i ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को 
दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं , या अगले आदेशों तक इसमें 
जो भी पहले हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं : 
1. श्री राम मोहन 

__पंजीयक 
2. यशपाल 

-पंजीयक 
3. श्री अतुल कुमार शर्मा 

-संयुक्त पंजीयक 
4. श्री टी . आर. नागपाल 

-संयुक्त पंजीयक 
5. श्री ओ . पी . नारंग 

-संयुक्त पंजीयक 
6. श्री अजय कुमार गुप्ता 

-संयुक्त पंजीयक । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

इंदु सिन्हा , उप सचिव ( गृह ) 


40 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JUNE 11, 2015 /JYAISTHA 21, 1937 


[PART IV ] 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 4th June , 2015 
No. F. 18 /73 /2015 /HOME(G )/2440-49.- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry ofHome Affairs, Notification No. 
U - 11011/ 2 / 74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to 
appoint the following Officers of the High Court of Delhi to be the Executive Magistrates in the Metropolitan Area of 
Delhi, till he holds the present post or till further orders , whichever is earlier : 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 


Mr. Ram Mohan 
Mr. Yash Pal 
Mr. Atul Kumar Sharma 
Mr.T.R. Nagpal 
Mr. O.P. Narang 
Mr. AjaiKumar Gupta 


-Registrar 
-Registrar 
- Joint Registrar 
-Joint Registrar 
- Joint Registrar 
-Joint Registrar 


5 . 


6 . 


By Order and in the Nameof the Lt. Governor of the National Capital 

Territory of Delhi, 
INDU SINHA , Dy . Secy . (Home) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


